रजिस्ट्री सं० डी० एल०- 33004/99 


10 - 33004 / 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


ANNEL 


akharaa 


H 


asirtra 


THANE 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub - section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , शुक्रवार , जून 2 , 2017 / ज्येष्ट 12 , 1939 
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 2 , 2017 / JYAISTHA 12 , 1939 


सं . 1570 ] 
No . 1570 ] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 2 जून , 2017 
का . आ . 1773( अ ). - केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उप - धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 780 ( अ ) , तारीख 09 मार्च, 2017 जो भारत के राजपत्र , 
असाधारण , भाग II , खण्ड 3, उप - खण्ड (ii ) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थनगर जिले में 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 233 के 0 .000 कि0मी0 से 66.000 कि0मी0 ( इण्डो नेपाल बार्डर से वाराणसी ) तक के भू - खण्ड 
के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने आदि ), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये उस 
अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3( क ) की उप - धारा (3) के अधीन तारीख 31 मार्च, 
2017 को " अमर उजाला (हिन्दी ) और " द टाइम्स आफ इण्डिया " ( अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था , 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नही हुए हैं ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3( घ) की उप - धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है; 

___ अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
3( घ) की उप - धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3( घ) की उप - धारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 
3525 GI /2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii)] 


अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के सिद्धार्थ नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 - 233 के 0. 000 कि0मी0 से 66. 000 कि0मी0 तक के भूखण्ड 
( इण्डो नेपाल बार्डर से वाराणसी ) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


क्र . | जिले का । तालुक | गाँव का 

| गांव का | सवक्षण | भूमि का 

सर्वेक्षण | भूमि का 
स . नाम 

का नाम नाम संख्या ।| प्रकार 
2 3 

4 5 
सिद्धार्थ | बांसी । नरकटहा 2288 निजी / 
नगर 

सरकारी 


2289 


सरकारी 


2290 


सरकारी 


2299 


| निजी 


। भू 

भूमि की क्षेत्रफल | हितबद्ध व्यक्तियों के नाम 
प्रकृति । ( हे .) 
| 7 8 
| अकृषिक | 0 .1264 असगर अली, मुस्तकीम पुत्रगण जवाहिर 

ग्राम निवासी मोहल्ला देवियापुर , श्रीमती 
प्रमिला पत्नी रामचन्द्र ग्राम निवासी 
पुरबौला मॉफी मोहल्ला प्रतापनगर , श्रेणी 

6(2 ) पुल दरिया राप्ती 
अकृषिक | 0.0469 श्रेणी 6(2 ) पुल दरिया राप्ती, श्रेणी 5(3) 

बंजर 
अकृषिक | 0.0418 | श्रेणी 6(2) पुल दरिया राप्ती 
अकृषिक | 0.0450 मोहम्मद लतीफ , मोहम्मद हफीज, मोहम्मद 

रषीद पुत्रगण मोहम्मद सईद , सलीम , 
हलीम पुत्रगण मोहम्मद सईफ , सुश्री 
जमूरत पत्नी स्व0 मोहम्मद सईफ , मुईद 
मोहम्मद , रफुउल्लाह पुत्रगण दीन मोहम्मद 

ग्राम निवासी मोहल्ला फसादी नगर 
अकृषिक | 0.0830 | सीताराम , तौलन पुत्रगण रामनाथ ग्राम 

निवासी 
अकृषिक | 0.0051 | तबारक अली, इबारत अली पुत्रगण 

मुबारक अली ग्राम निवासी नरखोरिया 
अकृषिक | 0.0719 सिद्दीक अहमद , इष्तखार अहमद , 

इम्तियाज अहमद , अषफाक अहमद पुत्रगण 
बरसारती ग्राम निवासी मोहल्ला फसादी 

नगर 
अकृषिक | 0 .0117 | श्रेणी 6( 2) रास्ता 
अकृषिक | 0 .0122 जियाऊ , हलीम, सलीम पुत्रगण बकरीदी 

ग्राम निवासी मोहल्ला फसादी नगर 
अकृषिक / | 0.0061 | श्रेणी 6( 2) सड़क 
सड़क 
अकृषिक / | 0.2199 | श्रेणी 6(1) नदी राप्ती 
नदी 


2300 


निजी 


2301 


निजी 


2302 


| 2308 


सरकारी 
निजी 


2317 


2319 


सरकारी 


2329 


| सरकारी 


0 . 6700 


सिद्धार्थ | नौगढ़ 
नगर 


325 


निजी 


दुल्हा 
शुमाली 


| 0. 0070 | सुरेश पुत्र भगवती ग्राम निवासी 


326 


निजी 


3 


सिद्धार्थ 
नगर 


नौगढ़ 


| बर्डपुर - 9 | 1855 


निजी 


| कृषिक 0.0660 | काशी पुत्र भगवती ग्राम निवासी, सालेहा 

खातून पत्नी मोहम्मद रफीक शाकिन । 
बजहा टोला सेमरा, हनुमान प्रसाद पुत्र 

रामसमुझ ग्राम निवासी टोला महुअवा । 
योग 0 .0730 
अकृषिक | 0.0327 मोहम्मद हारुन पुत्र मोहम्मद खलील , 

अब्दुल माबूद पुत्र मोहम्मद इदरीष, अबु 
हरेरा पुत्र अब्दुल रसीद, अदालत पुत्र 
सनाउल्लाह, मोहम्मद नसीर, नियाज, 
निसार , नबी पुत्रगण अब्दुल्लाह ग्राम 

निवासी 
योग | 0. 0327 
| कुल योग | 0 . 7757 | 
[ फा . सं. आरडब्ल्यू / एनएच - 37014 / 1 / 2014 - एनएचडीपी - IVए] 

राजेश गुप्ता , उप सचिव 


[ 411 II - Qu5 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 2nd June , 2017 
S .O . 1773 ( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways number S . O . 780 ( E ), dated 9th March , 2017 Published in Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section ( ii) issued under sub - section (I) of section 3 ( A ) of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening / four - laning , etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No . 233 , in the stretch of land from km . 0 .000 to km . 66 . 000 ( Indo Nepal Border to 
Varanasi) in the District of Sidharth Nagar in the State ofUttar Pradesh ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Aamar Ujala ” (Hindi) and “ The 
Times of India ” (English ) both dated 31st March , 2017 under sub - section ( 3) of section 3 (A ) of the said act; 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas , in pursuance of sub -section ( 1) of section 3 (D ) of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section (1 ) of section 3 (D ) of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub - section ( 2) of section 3 (D ) of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


the 


in 


2 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure following within the stretch of land from Km 0 .000 
to Km 66 .000 of the National Highway No . 233 ( Indo Nepal Border to Varanasi Section ) in District Sidharth Nagar in 

the State of Uttar Pradesh 
Sl. Name of | Name Name of | Survey Type Nature of Land Area Name of the Land owner/ 
No. of the | the No . of 

Interested person 
District Taluk / Village Land 

(Ha.) 
Tehsil 
3 4 

5 16 

8 

9 
Sidharth Bansi Narkataha 2288 Private / | Non -Agricultural 0 . 1264 | Asgar Ali , Mustkeem S / 
Nagar 

Govt . 

Jawahir Resident Village 
Mohalla Deviya pur, Smt. 
Pramila w /o Ramchandra 
resident of village Purbaula 
Maufi Mohalla Pratap Nagar , 

Class 6 (2 ) Pul Dariya Rapti 
| 2289 Govt. Non - Agricultural 0 .0469 Class 6 ( 2) Pul Dariya Rapti, 

Class 5 ( 3 ) Banjar 
| 2290 Govt. Non - Agricultural | 0 .0418 Class 6 (2 ) Pul Dariya Rapti, 
2299 Private | Non - Agricultural 0 .0450 | Mohammed 

Lateef , 
Mohammed Hafeez, 
Mohammed Rasheed S / o 
Mohammed Saeed , Saleem , 
Haleem Slo Mohammed 
Saeef, Shushree Jamurat w /o 
Late Mohammed Saeef , 
Mueed Mohammed Rafullah 
S /o Deen Mohammed 
Resident of Mohalla Fasadi 

Nagar 
2300 Private Non - Agricultural 1 0 .0830 Seeta Ram , Tolan S /o Ram 

Nath Resident of 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


2301 


2302 


2308 
2317 


2319 


2329 


Siddharth | Naugarh 
Nagar 


Dulha 
Shumali 


| 325 


Private | Non - Agricultural | 0 .0051 | Tabarak Ali, Ibarat Ali Slo 

Mubarak Ali Resident of 

Narkhoria 
Private Non - Agricultural | 0 .0719 Siddique Ahmad , Ishtkhar 

Ahmad , Imtiyaz Ahmad , 
Ashfaque Ahmad S / o Barsati 
Resident of Mohalla Fasadi 

Nagar 
Govt. Non - Agricultural 0 .0117 | Class 6 ( 2 ) Rasta 
| Private | Non - Agricultural | 0 .0122 Jiau , Haleem , Saleem Slo 

Bakridi Resident of Mohalla 

Fasadi Nagar 
Govt. Non - Agricultural / | 0 .0061 Class 6 (2 ) Sadak 

Road 
| Govt. Non 

| 0 .2199 Class 6 ( 1 ) Nadi Rapti 
Agricultural/ River 
Total 

0 .6700 
Private Agricultural | 0 . 0070 | Suresh S /o Bhagwati 

| Resident of 
Private Agricultural 

0 .0660 Kashi S /o Bhagwati Resident 

of Saleha w / o Mohammed 
Rafique resident of Bajha 
Tola Semra , Hanuman 
Prasad S /o Ram Samujh 

Resident of Tola Mahuawa 
Total 

| 0 . 0730 
Private Non -Agricultural | 0 .0327 Mohammed Harun S /o 

Mohammed Khalil, Abdul 
Mabood S /o Mohammed 
Idrish , Abu Harera S /o 
Abdul Rashid , Adalat S /o 
Sanaullah , Mohammed 
Naseer, Niyaz, Nisaar, Nabi 

S / o Abdullah Resident of 
Total 

0 . 0327 
Sum Total 

0 .7757 


326 


3 


Siddharth 
Nagar 


Naugarh Birdpur-9 1855 


[ F . No. RW /NH -37014 / 1/ 2014 /NHDP - IVA ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 


Date : 2017 .06 .06 12 :01: 16 + 05 30 


